निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 472 ) 


9 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 30 मई 2014 


सं0 3 / नीति (बोतलबन्दी) - 120 / 2009 - 1446 
निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 


संकल्प 


29 मई 2014 
विषयः - देशी शराब का पेट बोतलों में निर्माण एवं बोतलबंदी कर BSBCL में थोक आपूर्ति करने संबंधी 

विभागीय संकल्प सं0 - 7056 दिनांक 24. 10 . 2013 द्वारा निर्गत नीति में संशोधन । 

देशी शराब का पेट बोतलों में निर्माण एवं बोतलबंदी कर BSBCL में थोक आपूर्ति करने संबंधी पूर्व-निर्गत 
विभागीय संकल्प सं0 -7056 दिनांक 24.10.2013 की कंडिका 2(i) एवं ge) को संशोधित करते हुए क्रमशः निम्न प्रकार 
प्रतिस्थापित किया जाता हैं: 

" 2(i) निविदा में भाग लेने की पात्रता इच्छुक व्यक्ति / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी / आसवनगृह जिन्हें राज्य के 
बाहर देशी शराब / देशी मसालेदार शराब के निर्माण एवं आपूर्ति करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो तथा 
कार्यकलाप ( आपूर्ति ) संतोषप्रद हो । यह तीन वर्ष का अनुभव निविदा वर्ष से पिछले दस वर्षों के अन्तर्गत होना चाहिए । 
इसके पूर्व का अनुभव मान्य नहीं होगा । निविदा वर्ष में चालू अनुज्ञप्ति होने पर पूर्ण वर्ष का माना जायेगा । बिहार राज्य 
में अवस्थित आसवनगृह के मामले में अनुभव की अनिवार्यता नहीं रहेगी । अन्य राज्यों के आसवनगृहों को यह छूट नहीं 
होगी । निविदा में मात्र कार्यरत आसवनगृह ही भाग ले सकेंगे एवं उन्हें कार्यरत होने का साक्ष्य देना होगा । राज्य के 
बाहर के निविदादाताओं को न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होने के लिए अनुज्ञप्ति की प्रति साक्ष्य के रूप में देनी होगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 मई 2014 
9( e) इस नीति के अन्तर्गत निर्माण एवं वितरण का कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया जायेगा 
परन्तु इसके लिए निविदा आदि की प्रक्रिया इसके पूर्व की जा सकेगी । 

यह दोनों संशोधन मूल नीति के लागू होने की तिथि से लागू माने जायेंगे । " 

2. विभागीय संकल्प सं0 - 7056 दिनांक 24.10.2013 की शेष शर्ते यथावत रहेगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के 
असाधारण अंक में किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 472-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


